रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/99 


REGD.No. D. L. - 33004/ 99 


भारत को राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल.- अ .-06112020-222981 

CG - DL - E - 06112020-222981 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 - उप - खण्ड (iii) 
PART II — Section 3— Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 3529 ] 
No.3529 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5 , 2020/ कार्तिक 14 , 1942 
NEW DELHI, THURSDAY , NOVEMBER 5 , 2020 /KARTIKA 14 , 1942 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 5 नवम्बर , 2020 


का.आ. 4008( अ ).- केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2656 ( अ ), तारीख 07 अगस्त , 2020 , जो भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित राज्य के 
पुलवामा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 444 के 15.780 कि.मी. से 16.450 कि.मी. तक के भूखण्ड का निर्माण ( चौड़ा 
करने / दो लेन / पेव शोल्डर का बनाने, आदि) ( मौजूदा कि.मी. 16.126 और डिजाईन कि.मी. 8.188 के गुडुरा पुल के एप्रोच 
का बनाने , आदि ), अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 22 अगस्त , 2020 
को " ग्रेटर कश्मीर राइजिंग कश्मीर और मिरर ऑफ कश्मीर " और उसी का उर्दू संस्करण तारीख 22 अगस्त , 2020 
“अफताब और तारीख 23 अगस्त , 2020 “ कश्मीर उजमा में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 
है ; 


5410 GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( ii ) 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 
जम्मु और कश्मीर केन्द्र शासित राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-444 (मौजूदा कि.मी. 16.126 और डिजाईन 
कि.मी. 8.188 के गुडुरा पुल के एप्रोच ) पर भूमि अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित 

भूमि का संक्षिप्त विवरण 


राज्य का नाम : जम्मू और कश्मीर 

जिले का नाम : पुलवामा 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति || भूमि का क्षेत्रफल 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम : पुलवामा 


गांव का नाम : गुडूरा 


1 


60 Min 


निजी 


कृषि 


0.0582 


श्रीमती सुजा पुत्री रहमान लोन 60 मिन 
0 


2 


60 Min 


निजी 


कृषि 


0.0202 


फिरोज अहमद मंजूर अहमद संस 
( ) 


3 


60 Min 


निजी 


गैर कृषि ( सड़क ) 


10.0556 


राज्य भूमि 60 मिन 
0 


समुदाय 61 मिन 


14 


61 Min 


निजी ( शामिलात) || कृषि ( चारागाह) 


0.0228 


10 


गांव का नाम : नेवा 


15 


143 Min 


निजी ( शामिलात) || गैर कृषि ( खुल ) 


| 0.0416 


समुदाय 143 मिन 
( ) 


6 


| 157 Min 


निजी 


कृषि 


0.0014 


गुलाम मोहम्मद पुत्र मोहम्मद शैख 157 मिन 
0 


7 


| 158Min 


निजी 


कृषि 


0.0253 


महमुद पुत्र सुलतान शैख 158 मिन 
0 


8 


158Min 


निजी 


कृषि 


10.0051 


अब्दुल अजीज पुत्र वाली शैख 158 मिन 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


() 


19 


159 Min 


निजी 


कृषि 


0.0166 


अब्दुल रहमान दमाद अम्मा अहानगर 159 
मिन 
0 


10 


162 Min 


निजी ( शामिलात) || गैर कृषि ( खुल ) 


0.0284 


समुदाय 162 मिन 
() 


11 


| 163Min 


निजी 


कृषि 


0.0708 


गुलाम मोहम्मद पुत्र रहमान भटट 163 मिन 
( ) 


| 12 


164 Min 


सरकारी 


कृषि 


0.2467 


राज्य भूमि 164 मिन 
. 


13 


165Min 


सरकारी 


गैर कृषि ( अरा ) 


10.1557 


राज्य भूमि 165 मिन 
10 


गुलाम हसन पुत्र अजीज उल दीन शाह 166 
मिन 


14 


166Min 


निजी 


गैर कृषि ( अरा ) 


| 0.0632 


10 


मोहम्मद योसुफ, फारूक अहमद, बशीर 
अहमद, निसार अहमद पुत्र अब्दुल गानी मिर 
168 मिन 


15 


168Min 


निजी 


कृषि 


| 0.0032 


. 


मोहम्मद योसुफ, फारूक अहमद, बशीर 
अहमद, निसार अहमद पुत्र अब्दुल गानी मिर 
168 मिन 


16 


168Min 


निजी 


कृषि 


| 0.0019 


0 


| 17 


189Min 


निजी 


कृषि 


10.0278 


अब्दुल राशीद पुत्र खजर मानिक 189 मिन 
() 


| 18 


190Min 


निजी 


कृषि 


| 0.0556 


मुस्ताक अहमद पुत्र रूस्तुन लोन 190 मिन 
10 


19 


190Min 


निजी 


कृषि 


0.0582 


अब्दुल अहद पुत्र सनाउल्लाह लोन 190 मिन 
10 


120 


190Min 


निजी 


कृषि 


0.0101 


मोहम्मद मकबूल पुत्र सनाउल्लाह लोन 190 
मिन 
( ) 


समुदाय 256/1 मिन 


21 


256/1Min 


निजी( शामिलात ) || गैर कृषि ( रास्ता ) || 0.0663 


0 


1709/623/142 


गुलाम मोहम्मद पुत्र अकबर खान 
709/623/142 मिन 


22 


निजी 


कृषि 


| 0.0059 


Min 


10 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


709/623/142 


गुलाम मोहम्मद पुत्र अकबर खान 
709/623/142 मिन 


23 


निजी 


कृषि 


0.0152 


Min 


0 


1710/623/142 


24 


निजी 


कृषि 


| 0.0253 


मनजूर अहमद पुत्र मोहम्मद ईस्माइल 
वाली 710/623/142 मिन 
( 0 


Min 


बशीर अहमद पुत्र अब्दुल गानी मिर 
1810/167 मिन 


25 


1810/167 Min 


निजी 


कृषि 


0.0126 


(0 


मोहम्मद योसुफ पुत्र अब्दुल गानी मिर 
810/167 मिन 


26 


810/167 Min 


निजी 


कृषि 


10.0253 


( ) 


|फरूक अहमद पुत्र अब्दुल गानी मिर 
| 810/167 मिन 


27 


1810/167 Min 


निजी 


कृषि 


0.0169 


( ) 


निसार अहमद पुत्र अब्दुल गानी मिर 
810/167 मिन 


128 


1810/167 Min 


निजी 


कृषि 


0.0177 


10 


मोहम्मद योसुफ पुत्र अब्दुल गानी मिर 
1810/167 मिन 


29 


1810/167 Min 


निजी 


कृषि 


10.0174 


10 


130 


810/167 Min 


निजी 


कृषि 


10.0039 


मोहम्मद मकबूल पुत्र शाबान शैख 810/167 
मिन 
( ) 


अहद मनजूर पुत्र असद शेख और गुलाम नबी, 
मोहम्मद मकबूल , मोहम्मद अशरफ पुत्र 
शाबान शैख 810/167 मिन 


31 


1810/167 Min 


निजी 


कृषि 


10.0596 


10 


मोहम्मद योसुफ, फारूक अहमद, बशीर 
अहमद, निसार अहमद पुत्र अब्दुल गानी मिर 
| 810/167 मिन 


32 


1810/167 Min 


निजी 


कृषि 


10.017 


0 


133 


1810/167 Min 


|निजी 


कृषि 


0.0034 


मनजूर अहमद पुत्र असद शैख 810/167 
मिन 
( ) 


अकबर पुत्र मोहम्मद सुलतान 810/167 
मिन 


34 


1810/167 Min 


निजी 


कृषि 


0.0411 


0 


35 


1810/167 Min 


निजी 


कृषि 


0.0253 


रफीका पुत्री मोहम्म्द रमजान नेन्गरू 


TYTT 11—90 3 (11) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


810/167 HET 


10 


निसार अहमद पुत्र अब्दुल गानी मिर 
810/167 HET 


36 


810/167 Min 


निजी 


afa 


0.0006 


0 


मनजूर अहमद पुत्र अली मोहम्मद भटट 
810/167 FAGE 


37 


811/167 Min 


निजी 


कृषि 


0.002 


( 


कुल 


1.3239 


[ 41. İ . PCD /LA /444 /0002 /3D ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 5th November, 2020 


S.O. 4008 ( E ).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, S.O. 2656 ( E ) Dated 7.8.2020 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub 
section ( ii) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building ( widening/ two lane with paved shoulder etc. ), maintenance , management 
and operation of NH - 444 in the stretch of land from Km . 15.78 to Km . 16.45 (Approaches of Gudura bridge of 
Existing Km . 16 + 126 & Design Km . 8 + 188 etc. ) in District of Pulwama in the UT of Jammu and Kashmir. 


CS 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Greater Kashmir “ Rising Kashmir 
& “ Mirror of Kashmir “ on 22-08-2020 and the Urdu version of the same was published in Daily Aftab ” on 
22-08-2020 & Daily “ Kashmir Uzma ” on 23-08-2020 under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 


competent Authority ; 


And whereas, in pursuance of sub -section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11 — SEC. 3 ( ii ) ] 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the stretch of land 
from NH 444 ( Approches of Gudura Bridge of Existing Km 16 + 126 & Design Km 8 + 188 ) in the UT of Jammu 
and Kashmir. 
State : JAMMU & KASHMIR 

District : PULWAMA 


Sr. 
No. 


Survey 
Number 


Type of Land 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Pulwama 


Village : Gudoora 


1 


60 Min 


Private 


Agriculture 


0.0582 


Miss. Saja D /o Rahman Lone 60 min 


2 


60 Min 


Private 


Agriculture 


0.0202 


Feroz Ahmad , Manzoor Ahmad Sons 
& Shabin , Rifat Daughters & Miss . 
Haseena W / o Ali Mohd Lone ( Equal 
Share ) 60 min 


3 


60 Min 


Private 


Non 
Agriculture 
(Road ) 


0.0556 


State Land 60 min 


4 


61 Min 


Private ( Shamilat ) 


Agriculture 
(Charagah ) 


0.0228 


Community 61 min 


Village : Newa 


5 


143 Min 


Private ( Shamilat ) 


Non 
Agriculture 
( Khul ) 


0.0416 


Community 143 min 


6 


157 Min 


Private 


0.0014 


Gh Mohd S /o Mohd Sheikh 157 min 


7 


158 Min 


Private 


Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 


0.0253 


Mahmud S / o Sultan Sheikh 158 min 


8 


158 Min 


Private 


0.0051 


Ab Aziz S /o Wali Sheikh 158 min 


9 


159 Min 


Private 


Agriculture 


0.0166 


Ab Rehman Son in law of Amma 
Ahanger 159 min 


10 


10 162 


162 Min 


Private ( Shamilat) 


Non 
Agriculture 
(Khul) 


0.0284 


Community 162 min 


11 


163 Min 


Private 


0.0708 


Gh Mohd S /o Rehman Bhat 163 min 


Agriculture 
Agriculture 


12 


164 Min 


Government 


0.2467 


State Land 164 min 


13 


165 Min 


Government 


Non 
Agriculture 
( Ara ) 


0.1557 


State Land 165 min 


14 


166 Min 


Private 


Non 
Agriculture 
(Ara ) 


0.0632 


Gh Hassan S /o Aziz -u -din Shah 166 
min 


15 


168 Min 


Private 


Agriculture 


0.0032 


Mohd Yousuf, Farooq Ahmad , Bashir 
Ahmad & Nisar Ahmad S /o Abdul 
Gani Mir 168 min 


16 


168 Min 


Private 


Agriculture 


0.0019 


Mohd Yousuf, Farooq Ahmad, Bashir 
Ahmad & Nisar Ahmad S /o Abdul 
Gani Mir 168 min 


17 


189 Min 


Private 


0.0278 


Ab Rashid S / o Khazer Malik 189 min 


Agriculture 
Agriculture 


18 


190 Min 


Private 


0.0556 


Mushtaq Ah S / o Rustun Lone 190 inin 


TYTT 11—995 3 ( 11 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


19 


190 Min 


Private 


Agriculture 


0.0582 


Ab Ahad S /o Sanaullah Lone 190 min 


20 


190 Min 


Private 


Agriculture 


0.0101 


Mohd Maqbool S / o Sanaullah Lone 
190 min 


21 


256/1 Min 


Private ( Shamilat ) 


Non 
Agriculture 
( Rasta ) 


0.0663 


Community 256 / 1min 


22 


709/623/142 
Min 


Private 


Agriculture 


0.0059 


Gh Mohd S /o Akbar Khan 709 / 
623/142 min 


23 


709/623/142 
Min 


Private 


Agriculture 


0.0152 


Gh Mohd S /o Akbar Khan 709 / 
623/142 min 


24 


710/623/142 
Min 


Private 


Agriculture 


0.0253 


Manzoor Ahmad S / o Mohd Ismail 
Wani 710 / 623 / 142min 


25 


810/167 Min 


Private 


Agriculture 


0.0126 


Bashir Ahmad S /o Ab Gani Mir 810 / 
167 min 


26 


810/167 Min 


Private 


Agriculture 


0.0253 


Mohd Yousuf S /o Ab Gani Mir 810 / 
167min 


27 


810/167 Min 


Private 


Agriculture 


0.0169 


Farooq Ahmad S / o Ab Gani Mir 810 / 
167 min 


28 


810/167 Min 


Private 


Agriculture 


0.0177 


Nisar Ahmad S / o Ab Gani Mir 810 / 
167 min 


29 


810/167 Min 


Private 


Agriculture 


0.0174 


Mohd Yousuf S /o Ab . Gani Mir 810 / 
167 min 


30 


810/167 Min 


Private 


Agriculture 


0.0039 


Mohd Maqbool S /o Mohd Shabaan 
Sheikh 810 / 167 min 


31 


810/167 Min 


Private 


Agriculture 


0.0596 


Ahad , Manzoor Sons of Assad Sheikh 
& Gh . Nabi, Mohd Maqbool , Mohd 
Ashraf Sons of Shabaan Sheikh 810 / 
167min 


32 


810/167 Min 


Private 


Agriculture 


0.017 


Mohd Yousuf, Farooq Ahmad , Bashir 
Ahmad, Nisar Ahmad Sons of Abdul 
Gani Mir 810 / 167min 


33 


810/167 Min 


Private 


Agriculture 


0.0034 


Manzoor Ahmad S / o Assad Sheikh 
810 / 167min 


34 


810/167 Min 


Private 


Agriculture 


0.0411 


Mohd Akbar S / o Mohd Sultan 810 / 
167min 


35 


810/167 Min 


Private 


Agriculture 


0.0253 


Rafiqa D /o Mohd Ramzan Nengroo 
810 / 167 min 


36 


810/167 Min 


Private 


Agriculture 


0.0006 


Nisar Ahmad S / o Ab Gani Mir 810 / 
167min 


37 


811/167 Min 


Private 


Agriculture 


0.002 


Manzoor Ahmad S / o Ali Mohd Bhat 
811/ 167min 


TOTAL 


1.3239 


[F. No. PCD /LA/444 / 0002 /3D ] 


RAJESH GUPTA , Dy . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


SURENDER 
MAHADASAM 


Dotally sig ind by SUREH DER 
MAHADASAM 
Date . 2020.11.06 16.0438 10 10 


